निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 150) पटना , मंगलवार , 20 फरवरी 2018 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

19 फरवरी 2018 
सं० 1/ स्था०( ले०से०)- 12 / 2014-1253 /वि० — बिहार वित्त सेवा संवर्ग के निम्नांकित 
पदाधिकारी , जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-358 दिनांक 06 . 02 . 
2018 द्वारा वित्त विभाग में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है, को वित्त विभाग, बिहार, पटना में निम्नरुपेण 
पदस्थापित किया जाता है : 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम 


पदस्थापन 


अभ्युक्ति 


| श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय , | अपर सचिव , वित्त विभाग , 
बिहार वित्त सेवा 

बिहार , पटना 


बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 
अपर सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त 

पद के विरुद्ध पदस्थापन 


श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, 
बिहार वित्त सेवा 

बिहार , पटना 


बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 
संयुक्त सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त 

पद के विरुद्ध पदस्थापन 


श्री मनोज कुमार वर्मा, 
बिहार वित्त सेवा 


संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , 

बिहार , पटना 


बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 
संयुक्त सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त 
___ पद के विरुद्ध पदस्थापन 


श्री पंकज कुमार सिन्हा, 
बिहार वित्त सेवा 


संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , 

बिहार , पटना 


बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 
संयुक्त सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त 

पद के विरुद्ध पदस्थापन 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 फरवरी 2018 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम 


पदस्थापन 


अभ्युक्ति 


श्री अमिताभ मिश्र, 
बिहार वित्त सेवा 


उप - सचिव , वित्त विभाग , 

बिहार , पटना 


बिहार सचिवालय सेवा के लिए 
उप सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त पद 

के विरुद्ध पदस्थापन 


श्री मुकेश कुमार वर्मा, 
बिहार वित्त सेवा 


उप - सचिव , वित्त विभाग , 

बिहार , पटना 


बिहार सचिवालय सेवा के लिए । 
उप सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त पद 

के विरुद्ध पदस्थापन 


श्री सुरेश चौधरी , 
बिहार वित्त सेवा 


उप - सचिव , वित्त विभाग , 

बिहार , पटना 


बिहार सचिवालय सेवा के लिए 
उप सचिव के स्वीकृत एवं रिक्त पद 

के विरुद्ध पदस्थापन 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 150 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


